सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र , 193 8 ( श० 


संख्या 2 3 6 राँची, शुक्रवार 


1 अप्रैल , 20 16 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 
31 मार्च, 2016 


O 


विषय : राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत गठित विशेष जाँच दल के 

अध्यक्ष के वेतन एवं अन्य भत्तो के निर्धारण के संबंध में । 


संख्या- 01/ मुस्था०-51/ 15 - 12 8 5 / रा०. . अनुसूचित जनजातियों की भूमि एवं सरकारी भूमि 
के अवैध हस्तांतरण के उच्च स्तरीय जाँच हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं.- 13 8 0 / रा. , 
दिनांक 01 अप्रैल, 20 15 के द्वारा विशेष जाँच दल का गठन किया गया है । 


2 . विशेष जाँच दल के अध्यक्ष व सदस्य को अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि मानदेय के 
रूप में भुगतान का प्रावधान किया गया था । 


3. विशेष जाँच दल के अध्यक्ष के द्वारा मानदेय निर्धारण के संबंध में लगातार आपत्ति व्यक्त किये 
जाने के कारण माननीय अध्यक्ष के मानदेय के निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन था । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 1 अप्रैल, 2016 


4 . मामले की समीक्षोपरान्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 13 8 0 / रा., दिनांक 
1 अप्रैल, 20 15 की कंडिका- 4 ( viii) को संशोधित करते हुए अध्यक्ष, विशेष जाँच दल को नियुक्ति की तिथि 
से ही अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के समतुल्य वेतन, मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा अन्य 
सुविधायें देय होगा । 


5 . उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2 0 16 में मद संख्या- 19 में स्वीकृति प्रदान 
की गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 3 6 – 50 । 


